रजिस्ट्री सं . डी . एल.- 33004/99 


भारत 

सत्यमेव जयते 

का राजपत्र 

The Gazette of India 


सं . 22571 
No. 2257 ] 


सी . जी . डी . एल . अ . - 25052022-236016 


CG - DL - E - 25052022-236016 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


3488 GI / 2022 


भाग II– खण्ड 3 –उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


नई दिल्ली , बुधवार , मई 25 , 2022 / ज्येष्ठ 4 , 1944 

NEW DELHI , WEDNESDAY , MAY 25 , 2022 / JYAISHTHA 4 , 1944 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 

( विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 


REGD . No. D. L. -33004/99 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 25 मई , 2022 

सं . 11 / 2015 - 2020 


विषयः कागज़ 

की आयात नीति में संशोधन और आईटीसी ( एचएस ) . 2022 अनुसूची- I 
( आयात नीति ) के अध्याय 48 में नीतिगत शर्त शामिल करना | 


का . आ . 2378 ( अ ) . – विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.02 और पैरा 2.01 के साथ पठित विदेश 
व्यापार ( विकास एवं विनियमन ) अधिनियम 1992 ( समय - समय पर यथा संशोधित ) की धारा 5 और धारा 9 के साथ 
पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी ( एचएस ) , 2022 
अनुसूची- I ( आयात नीति ) के अध्याय 48 के अंतर्गत कागज़ आयात निगरानी प्रणाली ( पीआईएमएस ) के अंतर्गत 
आयात नीति को ' मुक्त ' से ' अनिवार्य पंजीकरण के अधीन मुक्त ' में संशोधित करती है तथा 201 प्रशुल्क लाइनों हेतु 
इस अध्याय के अंतर्गत एक नई नीतिगत शर्त शामिल करती है 


क . प्रशुल्क लाइनों की सूची अनुलग्नक- I पर है । 

ख . अनुलग्नक में यथा सूचीबद्ध मदों की आयात नीति को ' कागज आयात निगरानी प्रणाली ( पीआईएमएस ) 
के अंतर्गत ' मुक्त ' से संशोधित कर अनिवार्य पंजीकरण के अधीन मुक्त किया गया है | 


( 1 ) 


2 


2 . 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

ग . कागज़ आयात निगरानी प्रणाली ( पीआईएमएस ) में अनुलग्नक- I के अंतर्गत मदों के आयात हेतु आयातकों 
को ऑनलाइन प्रणाली में अग्रिम सूचना देना तथा 500 रु . पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके एक 
स्वचालित पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अपेक्षित होगा । आयातक पंजीकरण के लिए आयात खेप के आने की 
अपेक्षित तिथि से अधिकतम 75 वें दिन पहले और कम से कम 5 वे दिन पूर्व आवेदन कर सकता है । इस 
प्रकार प्रदान की गई स्वचालित पंजीकरण संख्या 75 दिनों की अवधि हेतु वैध रहेगी । एक से अधिक 
प्रविष्टियों के बिल को अनुमत मात्रा के पंजीकरण की वैधता अवधि के अंदर उसी पंजीकरण के साथ अनुमत 
किया जाएगा । 


1 

2 

3 

4 

5 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 


घ . आयातक को प्रवेश - बिल में पंजीकरण संख्या तथा पंजीकरण के समाप्त होने की तिथि डालनी होगी 
ताकि सीमा शुल्क विभाग को खेप की निकासी करने के लिए समर्थ बनाया जा सके । 


इस अधिसूचना के अनुलग्नक -1 में यथा उल्लिखित आईटीसी ( एचएस ) 2022 के अध्याय 48 के अंतर्गत 
विशिष्ट प्रशुल्क लाइनों की आयात नीति को ' मुक्त ' से संशोधित कर ' कागज आयात निगरानी प्रणाली ( पीआईएमएस ) 
के अंतर्गत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन मुक्त किया गया हैं 

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है । 


ड . पीआईएमएस दिनांक 01.10.2022 से लागू होगा अर्थात इस अधिसूचना के अनुलग्नक- I में 
यथा सूचीबद्ध मदों हेतु दिनांक 01.10.2022 के अथवा इसके बाद के प्रवेश बिल को पीआईएमएस 
प्रणालो द्वारा अभिशासित किया जाएगा । ऑनलाइन पंजीकरण करने की सुविधा दिनांक 15.07.2022 से 
https://imports.gov.in पर उपलब्ध रहेगी । 

अधिसूचना का प्रभावः 


अनुलग्नक- I 

कागज़ की आयात नीति को संशोधित करने और आईटीस ( एचएस ) 2022 , अनुसूची- I ( आयात नीति ) के 
अध्याय 48 में नीतिगत शर्त को शामिल करने के संबंध में दिनांक 25.05.2022 की अधिसूचना 
सं . 11 / 2015-20 में संदर्भित अनुलग्नक 

अध्याय 48 ( 201 प्रशुल्क लाइने ) के तहत उत्पाद 

क्र.सं. 


एचएस 

वस्तु 

कोड 

48010010 ग्लेज्ड अखबारी कागज 


48010090 अन्य अखबारी कागज 

48021010 हस्तनिर्मित कागज 

48021020 हस्तनिर्मित पेपरबोर्ड 

48022010 फोटोग्राफिक बेस पेपर अनकोटेड 


[ फा . सं . एम -5975 / एएम - 04 / पीसी -2 ( क ) / ई –5984 ] 


48022090 अन्य 

48024000 वॉलपेपर बेस 

48025410 इंडिया पेपर 

48025420 लिथो और ऑफसेट पेपर 

48025430 डुप्लिकेटिंग पेपर 

48025440 एयरमेल पेपर 

48025450 टिश्यु पेपर 

48025490 अन्य 


संतोष कुमार सारंगी , महानिदेशक , विदेश व्यापार 
एवं पदेन अपर सचिव 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 


51 


52 

53 


48025510 लिथो और ऑफसेट पेपर 

48025520 

ड्राईंग पेपर 

48025530 डुप्लिकेटिंग पेपर 

48025540 अकाउंट बुक पेपर 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


48025590 

अन्य कागज 

48025610 लिथो और ऑफसेट पेपर 

48025620 ड्राईंग पेपर 

48025630 डुप्लिकेटिंग पेपर 

48025640 | अकाउंट बुक पेपर 

48025690 

अन्य कागज 

48025710 लिथो और ऑफसेट पेपर 

48025720 ड्राईंग पेपर 

48025730 

डुप्लिकेटिंग पेपर 

48025740 अकाउंट बुक पेपर 


48025790 अन्य कागज 

48025810 लिथो और ऑफसेट पेपर 

48025820 ड्राईंग पेपर 

48025830 डुप्लिकेटिंग पेपर 

48025890 अन्य 

48026110 ड्राईंग पेपर 

48026120 पोस्टर पेपर 

48026130 रंगे हुऐ मुद्रण कागज बड़े पैमाने पर मार्बल 

48026140 अकाउंट बुक पेपर 

48026150 स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग मशीन पेपर 

48026190 अन्य 

48026210 ड्राईंग पेपर 

48026220 

48026220 

पोस्टर पेपर 

48026230 रंगे हुऐ मुद्रण कागज बड़े पैमाने पर मार्बल 

48026240 अकाउंट बुक पेपर 

48026250 स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग मशीन पेपर 

48026290 अन्य 

48026910 ड्राईंग पेपर 

48026920 पोस्टर पेपर 

48026930 रंगे हुऐ मुद्रण कागज बड़े पैमाने पर मार्बल 

48026940 | अकाउंट बुक पेपर 

48026950 स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग मशीन पेपर 


48026990 अन्य 


48030010 


घरेलू उपयोग के लिए टिशू पेपर / सेनेटरी प्रयोजन के लिए 36 सेटिमीटर चौडाई के कमर्शियल 
साईज़ के रोल 


48030090 अन्य टिशू पेपर 

48041100 क्राफ्ट लाइनर अनब्लीच्ड 


3 


4 


54 

55 

56 

57 

58 


59 


60 


61 


62 


63 


48041900 

अन्य क्राफ्ट लाइनर 

48042100 क्राफ्ट पेपर अनब्लीच्ड 


48042900 अन्य सेक क्राफ्ट पेपर 

48043100 

48043900 


48044100 


48044200 


48044900 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


48045100 


48045200 


अन्य क्राफ्ट पेपर और पेपरबोर्ड का वजन 150 जी / एम 2 या उससे कम है 


अन्य क्राफ्ट पेपर और पेपरबोर्ड वजनी < = 150 जी / एम 2 

अन्य क्राफ्ट पेपर / पेपरबोर्ड का वजन 150 जी / एम 2 से अधिक लेकिन 225 जी / एम 2 से कम 
बिना ब्लीच किया हुआ 


अन्य क्राफ्ट पेपर / पेपरबोर्ड वजनी > 150 जी / एम 2 लेकिन < 225 जी / एम 2 रासायनिक प्रक्रिया से 
95 % फाइबर सतत लकड़ी फाइबर के साथ समान रूप से ब्लीच्ड 


अन्य क्राफ्ट पेपर और पेपरबोर्ड का वजन 150 जी / एम 2 से ऊपर लेकिन 225 जी / एम 2 से कम 
है 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 


क्राफ्ट पेपर / पेपरबोर्ड वजनी / 225 जी / एम 2 ब्लीच्ड 

अन्य क्राफ्ट पेपर और पेपरबोर्ड वजनी > = 225 ग्राम / एम 2 समान रूप से ब्लीच्ड 95 % फाइबर 
रासायनिक प्रक्रिया से लकड़ी के फाइबर हैं 


48045900 अन्य क्राफ्ट पेपर / पेपरबोर्ड वजन 225 जी / एम 2 या अधिक 

48051100 सेमी केमिकल फ्लूटिंग पेपर 

48051200 | स्ट्रॉ फ्लूटिंग पेपर 

48051900 अन्य फ्लुटिंग पेपर 


64 

65 

66 

67 

68 

69 

48052400 | टेस्टलाइनर ( पुनर्नवीनीकरण लाइनर बोर्ड ) = 150 जी / एम 2 वनज का 
48052500 | टेस्टलाइनर ( पुनर्नवीनीकरण लाइनर बोर्ड ) वजन 250 जी / एम 2 
70 48053000 सल्फाइट रैपिंग पेपर 

71 

48054000 फिल्टर पेपर और पेपरबोर्ड 

72 

48055000 फेल्ट पेपर और पेपर बोर्ड 

73 

48059100 | डब्ल्यूटी के अन्य अनकोटेड पेपर और पेपरबोर्ड < = 150 जी / एम 2 

74 

48059200 अन्य अनकोटेड पेपर और पेपरबोर्ड वजन < 150 जी / एम 2 Sut < 225 जी / एम 2 
48059300 अन्य अनकोटेड पेपर और पेपरबोर्ड वजन = 225 जी / एम 2 

75 

76 

48061000 वेजिटेबल पर्चमेंट पेपर 

77 

48062000 ग्रीसप्रूफ पेपर्स 

78 

48063000 | ट्रेसिंग पेपर्स 

79 

48064010 | ग्लासिन पेपर 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 48092000 सेल्फ कॉपी पेपर 

88 

89 

90 


48064090 अन्य ( ई . जी . वेल्लम ) 

48070010 स्ट्रॉ पेपर और अन्य स्ट्रॉ बोर्ड , स्ट्रॉ पेपर के अलावा पेपर से कवर थे 


48070090 अन्य 

48081000 नालीदार कागज / पेपरबोर्ड डब्ल्यू / एन छिद्रित 

48084010 सेक क्राफ्ट पेपर , क्रेप्ड या क्रिंकल्ड , उभरा हुआ या छिद्रित है या नहीं 
48084090 अन्य क्राफ्ट पेपर , क्रेप्ड या क्रिंकल्ड , उभरा हुआ या छिद्रित है या नहीं 
48089000 अन्य कागज और पेपरबोर्ड नालीदार 


48099000 अन्य कॉपी या ट्रांसफर पेपर 

48101310 इमिटेशन आर्ट कागज 

48101320 आर्ट पेपर 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 


101 


102 


103 


104 


105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 


118 


119 

120 

121 

122 

123 


48101330 क्रोम पेपर या पेपरबोर्ड 

48101390 अन्य 

48101410 नकली कागज 

48101420 

कला पेपर 

48101430 क्रोम पेपर या पेपरबोर्ड 


48101490 अन्य 

48101910 इमिटेशन आर्ट कागज 

48101920 आर्ट पेपर 

48101930 क्रोम पेपर या पेपरबोर्ड 

48101990 अन्य 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


लाइट – वेट कोटेड पेपर अन्य ग्रफिक पेपर कुल फाइबर सामग्री में से > 10 % वनज फाइबर 
48102200 एमसीएच प्रक्रिया से प्राप्त होता है । 


48103100 


लेखन आदि के लिए अन्य पेपर और पेपर बोर्ड जिनमें से वनज कुल फाइबर सामग्री एक यांत्रिक 
48102900 | प्रक्रिया द्वारा प्राप्त फाइबर की सामग्री का > 10 % है । 


48103200 


48116000 


लेखन के अलावा अन्य क्राफ्ट पेपर और बोर्ड प्रक्रिया से ब्लीच्ड लकड़ी कुल फाइबर और वनज 
का > 95 % है । 


48103910 इन्सुलेट पेपर 

48103920 | इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग प्रेस बोर्ड किलोग्राम 

48103930 इन्सुलेशन बोर्ड ( सजातीय ) 

48103990 अन्य 

48109200 मल्टीप्लाई पेपर और पेपरबोर्ड 

48109900 अन्य कोटेड पेपर और पेपरबोर्ड ( मल्टीप्लाई नहीं ) 
48111000 | टार्ड बिटुमिनाइज्ड / डामर पेपर और पेपरबोर्ड 

48114100 स्वयं चिपकने वाला कागज और पेपरबोर्ड 

48114900 अन्य गोदी या चिपकने वाला पेपर और पेपरबोर्ड 

48115110 एसेप्टिक पैकेजिंग पेपर 

48115190 अन्य ब्लीचड पेपर , पेपरबोर्ड आदि वजनझ 150 ग्राम / वर्ग मीटर 

48115910 एसेप्टिक पैकेजिंग पेपर 

48115990 अन्य कागज , पेपरबोर्ड आदि वजन 150 ग्राम / वर्ग मीटर 


क्राफ्ट पेपर और पेपर बोर्ड , लेखन मुद्रण आदि के अलावा ब्लीच्ड , लकड़ी युक्त फाइबर प्रक्रिया से 
95 प्रतिशत से अधिक है । 


5 


कागज और पेपरबोर्ड , लेपित , इम्प्रेग्नेटेड या मोम , पैराफिन मोम , स्टीयरिन , तेल या ग्लिसरॉल के 
साथ कवर किया गया 


48119011 हाथ से बने कागज और पेपरबोर्ड नियम या स्क्वायर लेकिन अन्यथा मुद्रित नहीं 

48119012 क्रोमो और आर्ट पेपर लेपित 

48119013 पेपर या पल्प का बिल्डिंग बोर्ड इम्प्रेग्नेटेड 

48119014 क्रोमो बोर्ड 

48119015 कोटेड को सेंसिटाइज करने के लिए रॉ बेस पेपर 


6 


124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 


136 


137 

138 

139 

140 


141 


142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 


162 


48119016 

सरफेस मार्बल पेपर | 

48119017 चमड़ा बोर्ड और इमिटेशन चमड़ा बोर्ड 

48119018 मैट्रिक्स बोर्ड 

48119091 

अन्य ग्रेप गार्डेड पेपर 

48119093 फैक्स मशीन के लिए थर्मल पेपर 

48119094 जंबो रोल में थर्मल पेपर 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


48142000 


48119099 अन्य 

48120000 पेपर पल्प के स्लैब और प्लेट्स को फिल्टर करें 
48131000 पुस्तिकाओं या ट्यूबों के रूप में कागज 

48132000 रोल 5 से.मी. की चौडाई से अधिक नहीं 

48139010 थोक या शीट में सिग पेपर 

48139090 

अन्य 

वॉलपेपर और छोटे वॉलकवरिंग्स जिसमें पेपरकोट / कवर ऑन फेस साइड एक दानेदार उभरा 
हुआ कोलर्ड आदि / डेकोरेटेड लेयर 

अन्य वॉलपेपर और वॉल कवरिंग 


48149000 

48162010 

48162020 फैक्स मशीन के लिए कागज़ 

48162090 अन्य 


आकार के लिए डुप्लीकेट पेपरकट 


48196000 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 


48169010 

अन्य कापिंग अथवा ट्रांस्फर पेपर [ प्रिंटिंड पेपर को छोड़कर ] आकार के अनुसार करे हुए चाहे 
बाक्स में बंद या नहीं 

48169020 | रोल और स्ट्रिप्स में मशीन पेपर की गणना करना चौड़ाई में 15 सेमी से अधिक नहीं है 

48169090 अन्य 

48171000 लिफाफे 

48172000 पत्र कार्ड , प्लेन पोस्ट कार्ड और पत्र व्यवहार कार्ड 

48173010 लेखन खंड 

48173090 पत्र व्यवहार के लिए अन्य कागज़ स्टेशनरी केवल कागज़ स्टेशनरी का वर्गीकरण करता है । 
48181000 टॉयलेट पेपर 

48182000 रूमाल , चेहरे की सफाई के लिए टिशू और तौलिए 

48183000 मेजपोश और रुमाल 

48185000 परिधान सामग्री और वस्त्र की सहायता सामग्री 

48189000 पेपर , पेपर पल्प अन्य 

48191010 नालीदार कागज़ और कागज़ बोर्ड 

48191090 नालीदार कागज और पेपर बोर्ड के कार्टन्स और डिब्बे 


48192010 | मचिस की तीली पैक करने के लिए कार्टन , डिब्बे , पेटियां 

48192020 नालीदार पेपर और पेपरबोर्ड के बक्से 

48192090 गैर नालीदार पेपर बोर्ड क फ्लोंग कार्टन और पेटियां 

48193000 सेक , बैग की चौड़ाई आधार 40 सेमी और उससे अधिक 

48194000 | शुंडाकार सहित अन्य सेक और बैग 

48195010 नालीदार कागज़ / बोर्ड से बने अन्य पैकिंग कंटेनर 

48195090 अन्य सामग्री से बने अन्य पैकिंग कंटेनर 


कार्यालय और दुकानों में प्रयोग होने वाले डिब्बे फाइल पत्र ट्रे रखने वाले डिब्बे और समान 
सामग्री । 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 

163 48201010 रजिस्टर खाता बही 

164 

48201020 

165 

48201090 

166 

48202000 अभ्यास पुस्तकें 

167 

48203000 बाइंडर्स फोल्डर और फाइल कवर 

16848204000 मैनिफोल्ड बिजनेसफॉर्म , इंटरल्यूड कार्बन सेट्स 

169 48205000 नमूने और संग्रह के लिए ऐल्बम 

170 

171 

172 

173 

174 

175 48219010 लेबल 

176 

48219090 अन्य 


180 

181 


पत्र पैड 

अन्य 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


198 


48209010 आकार के हिसाब से काटे गए ब्लॉटिंग पेपर 

48209090 अन्य 

48211010 पेपर टैग 

48211020 लेबल 


177 

178 48229010 | सभी प्रकार के पेपर ट्यूब 

179 

48229090 अन्य 


199 

200 

201 


48211090 अन्य छपे हुए पेपर या पेपरबोर्ड 


48221000 बॉबिन स्पूल कपड़े के धागे को लपेटने के लिए प्रयोग होने वाली 


18248236100 बांस की 

48236900 अन्य 

48237010 पेपर पल्प से बनी ट्रे 

48237020 | लकड़ी लुगदी बोर्ड 

48237030 | लकड़ी के गूदे से ढाला / दबाया गया और अन्य आर्टवेयर के अलावा पेपर मेशे के सामान 

48237090 अन्य 


48232000 फिल्टर पेपर और पेपरबोर्ड 

48234000 मुद्रित रोल्स शीटस और डायल में 


183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

48239018 कागज़ से बने उत्पाद / बोर्ड की चादरें , इंप्रेग्नेटेड , कोटेड या प्लास्टिक से ढकी हुई । 
196 48239019 | सजावटी लैमिनेट्स 

197 

48239021 

पूर्व- छिद्रित कार्ड 

48239022 


48239011 ब्रेल पेपर 

48239012 सोल बोर्ड / शीट में सेल्यूलोज़ 

48239013 पैकिंग और रैपिंग पेपर 

48239014 सिगरेट फिल्टर टिप्स के लिए पेपर 


48239015 लाउड स्पीकर के लिए कोन पेपर 

48239016 चमड़े के जूते / वस्त्र / सामान के लिए पेपर के पैटर्न 

48239017 परिधान / वस्त्र सहायक उपकरण के लेखों के लिए पैटर्न 


छिद्रित किनारों के साथ स्ट्रिप्स में मोनोटाइप और न्यूस्टेप पेपर चौड़ाई में 15 सै . मी . से अधिक 
नहीं होना चाहिए 


48239023 आकार में काटे गए टाइपिंग पेपर 

48239030 पेपर लैमिनेटेड पेपर या पेपर गास्केट से बनी प्लेन या एम्बॉस्ड सील्स | 

48239090 अन्य 


7 


8 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


a . 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 
( Department of Commerce ) 

( DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 
NOTIFICATION 

New Delhi , the 25th May , 2022 
No. 11 / 2015-2020 


Subject : Amendment in import policy of Paper and incorporation of policy condition in Chapter 
48 of ITC ( HS ) , 2022 , Schedule – I ( Import Policy ) . 


S.O. 2378 ( E ) . In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 and Section 9 of 
the Foreign Trade ( Development and Regulation ) Act , 1992 ( as amended from time to time ) read with 
paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy , 2015-2020 , the Central Government hereby amends 
the import policy from ' Free ' to ' Free subject to compulsory registration under Paper Import Monitoring 
System ( PIMS ) ' under Chapter 48 of ITS ( HS ) , 2022 , Schedule -I ( Import Policy ) and insert a new policy 
condition under this chapter for 201 tariff lines : 

The list of tariff lines is at Annexure -I . 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


b . Import policy for the items as listed in the Annexure has been revised from Free ' to ' Free 
subject to compulsory registration ' under Paper Import Monitoring System ( PIMS ) ' . 


c . Paper Import Monitoring System ( PIMS ) ) shall require importers to submit advance 
information in an online system for import of items under the Annexure -A and obtain an automatic 
Registration Number by paying registration fee of Rs . 500. The importer can apply for registration 
not earlier than 75th day and not later than 5th day before the expected date of arrival of import 
consignment . The automatic Registration Number thus granted shall remain valid for a period of 75 
days . Multiple Bill of Entries shall be allowed in same registration number within the validity 
period of registration for the permitted quantity . 


d . Importer shall have to enter the Registration Number and expiry date of Registration in the 
Bill of Entry to enable Customs for clearance of consignment . 


e . The PIMS will be effective from 01.10.2022 i.e. Bill of Entry on or after 01.10.2022 for 
items as listed in the Annexure -I to this Notification shall be governed by PIMS . The facility 
of online registration will be available with effect from 15.07.2022 at https://imports.gov.in . 
2. Effect of the Notification : 


Import policy of Specific tariff lines under Chapter 48 of ITC ( HS ) 2022 as given at Annexure -I to this 
Notification is revised from ' Free ' to ' Free subject to compulsory registration under Paper Import 
Monitoring System ( PIMS ) ' . 

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry . 


Sl.No. HS Code Commodity 

1 48010010 


2 48010090 

3 


[ F. No. M - 5975 / AM - 04 / PC - 2 [ A ] / E - 5984 ) ] 
SANTOSH KUMAR SARANGI , Director General of Foreign Trade 
& Ex- officio Addl . Secy . 


Annexure referred to in Notification No. 10 / 2015-20 dated 24.05.2022 regarding amendment in 
import policy of Paper and incorporation of policy condition in Chapter 48 of ITC ( HS ) , 2022 , 
Schedule - I ( Import Policy ) 

Products under Chapter - 48 ( 201 Tariff lines ) 


Glazed Newsprint 

Other Newsprints 

48021010 Hand Made Paper 


Annexure - I 


[ HTTII U 3 ( ii ) ] 


4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 


45 

46 

47 


48021020 

Hand - Made Paperboard 

48022010 Photographic Base Paper Uncoated 

48022090 | Others 


48024000 

48025410 India Paper 

48025420 

48025430 

48025440 

48025450 

48025490 

48025510 Litho And Offset Paper 

48025520 Drawing Paper 

48025530 

Duplicating Paper 

17 

48025540 

Account Book Paper 

18 

48025590 

Other Paper 

19 

48025610 

Litho And Offset Paper 

20 

48025620 

Drawing Paper 

21 

48025630 

Duplicating Paper 

22 

48025640 

Account Book Paper 

23 

48025690 

Other Paper 

24 

48025710 Litho And Offset Paper 

25 

48025720 Drawing Paper 

26 

48025730 

Duplicating Paper 

27 

48025740 | Account Book Paper 

28 

48025790 Other Paper 

29 

48025810 Litho And Offset Paper 

30 

48025820 

Drawing Paper . 

31 

48025830 

Duplicating Paper 

32 48025890 | Other 

33 

34 

35 

36 

37 

38 48026190 | Other 

39 

40 

41 

42 

43 

44 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Wallpaper Base 


Litho And Offset Paper 

Duplicating Paper 


Airmail Paper 

Tissue Paper 

Others 


48026110 Drawing Paper 

48026120 Poster Paper 

48026130 Printing Paper Dyed / Marbled In Mass 

48026140 Account Book Paper 


48026150 Automatic Data Processing Machine Paper 


48026210 Drawing Paper 

48026220 

Poster Paper 

Printing Paper Dyed / Marbled In Mass 


48026230 

48026240 Account Book Paper 

48026250 Automatic Data Processing Machine Paper 

48026290 | Other 

48026910 Drawing Paper 

48026920 Poster Paper 

48026930 Printing Paper Dyed / Marbled In Mass 


9 


10 


48 

49 

50 

51 


52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 


59 


82 

83 

84 

85 

86 

87 


48026940 Account Book Paper 

48026950 

48026990 


48030010 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


48043100 

48043900 

48044100 


48044200 


Automatic Data Processing Machine Paper 


48030090 

Other Tissue Paper 

48041100 Kraft Liner Unbleached 

48041900 | Other Kraft Liner 

48042100 | Sack Kraft Paper Unbleached 

48042900 Other Sack Kraft Paper 


| Other 

Tissue Paper For House Hold / Sanitary Purpose In Commercial Size rolls Of 
Width > = 36 C.M. 


Other Craft Paper And Paperboard Weighing 150 G / M2 Or Less Unbleached 
Other Craft Paper And Paperboard Weighing < = 150g / m2 


60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 48061000 | Vegetable Parchment Paper 

77 

48062000 Greaseproof Papers 

48063000 Tracing Papers 

78 
79 48064010 Glassine Paper 

80 

81 


Other Kraft Paper / Paperboard Weighing More Than 150g / M2 But Less Than 
225g / M2 Unbleached 


Other Kraft Paper / Paperboard Weighing > 150 G / M2 But < 225g / M2 Bleached 
Uniformly With 95 % Fibre Continuing Wood Fibre From Chemical Proc 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


48044900 Other Kraft Paper And Paperboard Weighing Above 150g / M2 But Below 225g / M2 
48045100 Kraft Paper / Paperboard Weighing / 225g / M2 Unbleached 

48045200 

Other Kraft Paper And Paperboard Weighing > = 225g / M2 Bleached Uniformly 95 % 
Of The Fibres Are Wood Fibre From Chemical Process 


48045900 

48051100 Semi - Chemical Fluting Paper 

48051200 

48051900 


Other Kraft Paper / Paperboard Weighing 225g / M2 / More 


Straw Fluting Paper 

Other Fluting Paper 


48052400 Testliner ( Recycled Liner Board ) Of Wt < = 150 G / M2 
48052500 Testliner ( Recycled Liner Board ) Of Wt > 250 G / M2 

48053000 Sulphite Wrapping Paper 

48054000 Filter Paper And Paperboard 

48055000 Felt Paper And Paperboard 


48059100 | Other Uncoated Paper And Paperboard Of Wt < = 150 G / M2 

48059200 Other Uncoated Paper And Paperboard Of Wt < 150 G / M2 Sut < 225 G / M2 

48059300 Other Uncoated Paper And Paperboard Of Wt > = 225 G / M2 


48064090 Others ( E.G. Vellum ) 

48070010 

48070090 | Other 


Straw Paper And Other Straw Bord , Won Covered With Paper Other Than Straw 
Paper 


48081000 Corrugated Paper / Paperboard W / N Perforated 

48084010 Sack Kraft Paper , Creped Or Crinkled , Whether Or Not Embossed Or Perforated 
48084090 Other Kraft Paper , Creped Or Crinkled , Whether Or Not Embossed Or Perforated 
48089000 Other Paper And Paperboard Corrugated 

48092000 

Self - Copy Paper 


[ HTTII U 3 ( ii ) ] 


88 48099000 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 48102200 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


48101310 Imitation Art Paper 

48101320 

48101330 

48101390 | Other 


102 48102900 


Other Copying Or Transfer Papers 


103 48103100 


48101410 

Imitation Paper 

48101420 

Art Paper 

48101430 Chrome Paper Or Paperbord 

48101490 | Other 

48101910 Imitation Art Paper 

48101920 

48101930 

48101990 


Art Paper 

Chrome Paper Or Paperboard 


Art Paper 

Chrome Paper Or Paprboard 

Other 


Light - Weight Coated Paper OthrGraphcPrps Out Of TotlFibrContntFibrObtnd By 
MchProcs > 10 % By Weight 


OthrPapr And PaprbordFrWrtngEtc Of Whch > = 10 % By Wt Of 
TotlFbrsCntntCnssts Of FibrsObtnd By A MchnelPress 


KrftPapr And PaprbordOthrThn For WritngetcBlechdWodFibrFrmChProcs Is > 
95 % Of The TotlFibrs And Weig 


KrftPapr And Paprbord , OthrThn For WritngprntngEtcBlechd , Wood 
ContngFibrFrmChprocs Is More Thn 95 Prcnt Of 


104 48103200 

105 48103910 

106 

48103920 

107 

48103930 

108 

48103990 Others 

109 

48109200 Multiply Paper And Paperboard 

110 

111 

48109900 Other Coated Paper And Paperboard ( Not Mltiply ) 
48111000 Tard Bituminised / Asphalted Paper And Paperboard 
Self Adhesive Paper And Paperboard 

112 

48114100 

113 

48114900 Other Gummed Or Adhesive Paper And Paperboard 
48115110 Aseptic Packaging Paper 

114 

115 

116 

117 


Insulating Paper 

Electric Insulating Press Board Kg 

Insulation Boards ( Homogeneous ) 


48115190 Other Bleached Paper , Paperboard Etc. Weighing > 150gm / Sqm 

48115910 Aseptic Packaging Paper 

48115990 

118 48116000 


Other Paper , Paperboard Etc. Weighing > 150gm / Sqm 

Paper And Paperboard , Coated , Impregnated Or Covered With Wax , Paraffin Wax , 
Stearine , Oil Or Glycerol 


Hand Made Paper And Paperboard Rules Lind Or Squared But Not Otherwise 
Printed 


119 48119011 

120 

48119012 

Chromo And Art Paper Coated 

121 

48119013 Building Board Of Paper Or Pulp Impregnated 

122 

48119014 Chromo Board 

123 

48119015 Raw Base Paper For Sensitising Coated 

124 48119016 Surface Marbled Paper . 

125 

126 


11 


48119017 | Leather Board And Imitation Leather Board 

48119018 Matrix Board 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


48119091 Other Grape Guarded Paper 


127 

128 

48119093 

129 

48119094 

130 

48119099 | Others 

131 

48120000 

Filter Blocks Slabs And Plats Of Paper Pulp 

132 48131000 Paper In The Form Of Booklets Or Tubes 

133 

48132000 

134 

48139010 Cig Paper In Bulk Or Sheets 

135 

48139090 | Others 


Thermal Paper For Fax Machines 

Thermal Paper In Jumbo Rolls 


Cig Paper In Rolls Of Width Not Exceeding 5 Cm 


Wallpaper And Smaller Wallcoverings Consisting Of PaprCoatd / Covrd On Face 
Side With A Grained Embossed ColrdEtc / Decorated Layer Or 

Other Wallpaper And Wall coverings 


136 48142000 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 48171000 

145 48172000 LtrCrds , PlnPostcrds And CorspndnceCrds 

146 

48173010 Writing Blocks 

147 

48173090 OthrPapr Stationery FrCorspndnceContng Only An Asortmnt Of Papr Stationry 
48181000 Toilet Paper 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 


48149000 

48162010 DuplicatngPapercut To Size 

48162020 Paper For Fax Machine 

48162090 | Others 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


48169010 Other Copyng Or TrnsfrPaprs ( ExcludPrntd Transfer ) Cut To Size W / N Put In Boxes 
48169020 Calculating Machine Paper In Rolls And Strips Not Exceeding 15cm In Width 

48169090 Others 


Envelopes 


48182000 Handkerchips , Clng / Facial Tissu And Towels 

48183000 Tablecloths And Serviettes . 


48185000 Artcls Of Apparel Andclothng Accessories 

48189000 OthrArtcls Of Papr , PaprPlp , CllsWdngEtc 

155 

48191010 Boxes Of Corrugated Paper And Paper Board 
48191090 Cartnsandcases Of Corrugated Paprandpaprbrd 
48192010 Cartns / Boxes / Cases For Packng Match Stickssticks 
48192020 Boxes Of Non - Crrugated Paper And Paperboard 
157 48192090 FlongCartnsandcases Of Non - CrrgtdPaprandbrd 
158 48193000 Sacks , Bags Width Of Base 40 Cm And Above 
48194000 Othr Sacks And Bags Includng Cones 

156 

159 

160 

48195010 OthrPackngContnrs Made Of Crrugated Paper / Paprbord 

161 

48195090 OthrPacknsContnrs Made Of Othr Materials 

162 48196000 

Box Files Letr Trays StorgeBoxs And SimlrArtclsUsd In Offcs Shops Or The Like 
48201010 Registers Account Books 

163 

164 

48201020 Letter Pads 

165 

48201090 | Others 

166 

48202000 Exercese Books 

167 48203000 Binders Folders And File Covers 

168 48204000 Manifold BusinesForms , IntrlvdCrbn Sets 

169 48205000 Albums For Sampls Or For Collections 


[ HTTII U 3 ( ii ) ] 


170 48209010 Blotting Papers Cut To Size 

171 

48209090 | Others 

172 

48211010 Paper Tag 

173 

48211020 | Labels 

174 

48211090 OthrPrntd Paper Or Paperboard 

175 

48219010 

Labels 

176 

48219090 | Others 

177 

48221000 Bobins Spools UsdForwindngTextl Yarn 

178 48229010 Paper Tube Of All Kinds 

179 

48229090 

Others 

180 

48232000 Filter Paper And Paperboard 

181 

48234000 PrntdRols , ShtsanddialsFrSlfrerdngAprts 

182 

48236100 | Of Bamboo 

183 

48236900 

| Other 

184 

48237010 Papr Pulp Moulded Trays 

185 48237020 Wood Pulp Board 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 


195 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


196 

48239019 

197 48239021 


199 

200 

201 


48237030 Articles Of Papr Mache Other Than Artware And Moulded / Pressed Of Wood Pulp 

48237090 

Others 

48239011 Braille Paper 

48239012 Cellulose In Sole Board / Sheet 


48239013 Packing And Wrapping Paper 

48239014 

Paper For Cigarette Filter Tips 

48239015 Paper Cone For Loud Speaker 

48239016 

48239017 

48239018 


198 48239022 


Patterns Of Papr For Leather Footwear / Garments / Goods 

Patterns Of Papr For Articles Of Apparel / Clothing Accessories 

Product Consistings Of Sheets Of Paper / Rbord , Impregngted , Coted Or Covered 
With Plastics . 


Decorative Laminates 

Pre - Punched Cards 


Monotype and Newstape Paper in strips with perforated edges not exceeding 15cm 
in width 


48239023 Typing Paper Cut To Size 

48239030 Plain Or Embossed Seals Made Of Paper Laminated Paper Or Paper Gaskets . 
48239090 | Others 


13 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


Digitally signed by 
MANOJ KUMAR MANOJ KUMARVERMA 
VERMA 

Date : 2022.05.25 

22:22:22 +05 : 30 " 


